142 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 9 , 1996 (CHTR . 20 , 1918 SAKA ) 


PATI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 14 मार्च , 1996 
क्रमांक 4705-3-56/ 7055. - श्री फूसा सम, पुन श्री बलदेव सिंह, निवासी कनीना, तहसील पहेन्द्रगढ, जिला 
महेन्द्रगढ कोपूर्वी पंजाब यह पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए ) तथा ( 1 ए) तथा 3( 1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
625-4-1-77113086, दिनांक 25 मई, 1977 द्वारा 150 रुपए वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 
ज - 1-73/ 44640, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़ा कर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री फूसा राम की दिनांक 2 जून , 1995 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त 
अधिनियम जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनायी र.या है और उसमेंशकसंशोधनदिया गया है की धारा -4 के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री फुसा राम की विधवा श्रीमति धनवन्ती देवी के नाम रवी 
1996 से 3,000 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तवदील करते हैं । 


( हस्ताक्षर ) 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विशाग । 


13897 CS ( H ) --- Govt. Press, U.T., Chd . 


